निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन 1935 ( श O ) 
पटना , मंगलवार , 1 अक्तूबर 2013 


( सं ० पटना 769) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 


02 अगस्त 2013 


सं 0 22 / नि ० सि ०( पट ) -03-12 / 2012 / 913 — श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव , ( आई0 डी0-2420 ) तत्कालीन 
कार्यपालक अभियन्ता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल , पटनासिटी को पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल , करबिगहिया, पटना के 
अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के जमीन पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों को हटाने के क्रम में निमार्णाधीन 
बहुमंजिली अपार्टमेंट छोड़ दिये जाने की साजिश में उनकी सहभागिता के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के लिए 
विभागीय अधिसूचना सं0-1103 दिनांक 10.10.12 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 
12 दिनांक 7.1.13 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत 
विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया । 

श्री श्रीवास्तव, निलंबित कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पूर्व 
श्री श्रीवास्तव दिनांक 30.6.13 को सेवानिवृत हो गये । फलतः श्री श्रीवास्तव, निलंबित कार्यपालक अभियन्ता को उनके 
सेवानिवृति की तिथि दिनांक 30.6.13 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्व संचालित विभागीय कार्यवाही 
को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी 0) के तहत सम्परिवर्तित करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत को 
उनकी सेवानिवृति की तिथि दिनांक 30.6.13 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा उनके विरूद्व संचालित 
विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी 0) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है । 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अक्तूबर 2013 
उक्त आदेश श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत को संसूचित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


श्याम कुमार सिंह , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , 

सचिवालय मुद्रणालय , 


बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 769-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


